रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. . . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


* HA 


भाग ।। - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i) 
PART II -- Section3 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 28, 2001 / आषाढ़ 7, 1923 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 28, 2001/ ASADHA 7 , 1923 


सं . 335 ] 
No. 3351 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 जून, 2001 
सं. 50 / 2001 के .उ. ( एन . टी . ) 


सा . का . नि . 486 ( अ ). - - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( संख्यांक 2 ) 
नियम, 2001 के नियम 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों के उपापन, 
लेखाकर्म और व्ययन के लिए और दियासलाइयों के उत्पादन , भंडारण, नियंत्रण, हटाए जाने और उन पर शल्क के 
संदाय से संबंधित विषयों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करता है : - - 
( 1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों को उपाप्त किया जाना--(क ) सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप, जिला राजस्व 
खजाने या उप खजाने से उपाप्त किए जाएंगे । 
( ख) (i) नकद देकर केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क स्टांप प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत 

व्यक्ति संदाय की जाने वाली रकम के लिए पांच प्रतियों में चालान खजाने में प्रस्तुत करेगा 
जिसके पीछे की ओर अपेक्षित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की संख्या और वर्ग तथा उसकी 
कीमत विनिर्दिष्ट होंगे । खजाना, चालान में विनिर्दिष्ट रकम को स्वीकार करेगा और रसीदयुक्त 

चालान की दूसरी, तीसरी और पांचवी प्रतियां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वापस कर देगा । 
( ii ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालान की दूसरी और पांचवी प्रतियां कारखाने के निरीक्षक या प्रभारी 

अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो प्रेषित रकम के सही होने के बारे में अपना समाधान होने 
के पश्चात् पांचवी प्रति निर्धारिती को वापस कर देगा जिस पर जिला राजस्व खजाना अधिकारी 
या उप खजाना अधिकारी को संबोधित यह पृष्ठांकन होगा कि वह समुचित संख्या में केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क स्टांप जारी कर दे । रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे पृष्ठांकन सहित पांचवी प्रति जिला 
राजस्व खजाना अधिकारी या उप खजाना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो उसके पश्चात 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप का प्रदाय करेगा | 


2038 GI/ 2001 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(6 ] 
( ग) वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क स्टांपों को उधार पर लेना चाहता है, उपाबंध क में विनिर्दिष्ट 
प्ररूप में एक बंधपत्र ऐसे प्रतिभू या पर्याप्त प्रतिभूति सहित निष्पादित करेगा जिसकी सहायक केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त अपेक्षा करे । 
( घ) जब उपपैरा (ग) के उपबंधों का पालन किया जाए , तब सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय 
उत्पाद- शुल्क उपायुक्त सम्यक जांच के पश्चात , रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उधार पर केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क स्टांपों को 
जारी किया जाना प्राधिकृत करेगा और संबंधित जिला राजस्व खजाना अधिकारी या उप खजाना अधिकारी को और 
कारखाने के प्रभारी अधीक्षक को निष्पादित बंधपत्र में पूर्ण विशिष्टियां और मंजूर किए गए उधार की मात्रा संसूचित 
करेगा । एक समय में उसे प्रदाय किए जाने वाले केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क स्टांपों की संख्या सहायक केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा नियत की जाएगी जो तीस से अनधिक दिनों के लिए 
कारखाने के औसत उत्पादन से अधिक नहीं होगी : 

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास अप्रयुक्त बकाया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की और उन केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क स्टांपों की जिनकी मांग की गई है, कुल कीमत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति की रकम 
से अधिक नहीं होगी । 


( ङ) उधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक प्रदाय के लिए 
कारखाने के प्रभारी अधीक्षक को उपबंध ख के रूप में संलग्न प्ररूप में चार प्रतियों में मांगपत्र प्रस्तुत करेगा । यदि 
उसका यह समाधान हो जाता है कि मांगपत्र में कथित विवरण सही है तो वह अधिकारी तीसरी प्रति को अपने 
अभिलेख के लिए रख लेगा और मूल प्रति , दूसरी प्रति और चौथी प्रति संबंधित जिला राजस्व खजाना अधिकारी या 
उप खजाना अधिकारी को भेज देगा जो मूल प्रति को अपने कार्यालय में रख लेगा, अपेक्षित संख्या में केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क स्टांप जारी कर देगा, सम्यक रूप से पृष्ठांकित दूसरी प्रति उक्त अधिकारी को वापस कर देगा और 
चौथी प्रति कमिश्नरी के मुख्य लेखा अधिकारी को भेज देगा । 
( 2 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ स्टापों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना और उनका कालिक निरीक्षण--विनिर्माता 
अपनी सब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों को , चाहे वे नकद देकर उपाप्त की गई हो या उधार , कारखाने के परिसर 
के भीतर सुरक्षित स्थानों पर रखेगा और उनका किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण करने देगा । 
कारखाने का निरीक्षक या प्रभारी अधीक्षक किसी कार्यदिवस को किसी भी समय किसी केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क स्टांपों 
के स्टाक की परीक्षा कर सकेगा और अतिशेष की जांच रजिस्टर में दर्शित अतिशेष से करेगा और परिणाम को 
रजिस्टर में अभिलिखित करेगा । यदि उधार पर उपाप्त किया गया कोई केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क स्टांप गुम है या 
उनका लेखा- जोखा नहीं है तो वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उनकी पूरी कीमत को खजाने में तत्काल संदाय करने 
और एक सप्ताह के भीतर खजाना चालान प्रस्तुत करने के लिए कहेगा । 
( 3) विनिर्माता द्वारा क्रय किए गए और उपयोग किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टापों का लेखा रखा जाना--( क ) 
विनिर्माता निम्नलिखित की मात्रा और मूल्य का लेखा रखेगा- - 

(i) नकद और उधार पर क्रय किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की रसीदें ; 
(ii) डिब्बियों या बुकलैटों पर चिपकाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप ; 
( iii ) नुकसानग्रस्त और कारखाने के निरीक्षक या प्रभारी अधीक्षक को सौंपे गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

स्टांप ; और 

(iv) संसाधन में गुम हुई या अन्यथा जिसका लेखा- जोखा नहीं है, ऐसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपें । 
( ख) विनिर्माता, कारखाने के प्रभारी अधीक्षक को उपबंध ग के रूप में संलग्न प्ररूप में एक मासिक विवरणी उस 
मास से, जिससे वह संबंधित है, अगले मास की दस तारीख से पूर्व प्रस्तुत करेगा । 
( 4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप चिपकाने का समय और रीति -(क ) दियासलाईयों के तैयार होने के यथाशीघ्र 
पश्चात , सिवाए तब के जब वे निर्यात के लिए आशयित हों , डिब्बियों या बुकलैटों में रखे जाएंगे जिन पर, सिवाय 


नाग ]] - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तब के जब इन प्रक्रियाओं द्वारा अन्यथा उपबंधित हो , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाप चिपकाए जाएंगे और उन्हें 
यथास्थिति पैकेटों या अन्य बाह्य आवरकों में बंद कर दिया जाएगा । 
( ख) प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाप इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि 

(i) वह डिबिया या बुकलेट जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप चिपकाया गया है, केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क स्टांप को फाड़े बिना न खोली जा सके : 


( ii) यदि वह किसी डिबिया पर चिपकाया गया है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाप अंदर वाले ट्रे के 

एक सिरे को और बाहरी डिबिया के पीछे के या नीचे के अथवा सामने के एक भाग को घेर ले 
और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप को किसी फैक्टरी के लेबल या किसी विज्ञापन के लेबल से 
दका नहीं जाएगा । 


( ख ) जहाँ दियासलाइयां भारत के बाहर निर्यात के लिए आशयित हैं वहां उन पर केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क स्टोप 
चिपकाए जाने की आवश्यकता नहीं है और जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( संख्यांक 2) नियम , 2001 के 
नियम 19 के अनुसरण में शुल्क के संदाय के बिना निर्यात न किया जाना हो , तब तक प्रत्येक परेषण को हटाने से 
पूर्व निर्धारिती द्वारा रखे गए चालू खाते में विकलित करके संदत्त किया जाएगा । 


( ग) जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि आवश्यक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों के उपलब्ध न होने या 
किसी अन्य सुसंगत कारण से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी 
डिबिया या बुकलैट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाप चिपकाए बिना ऐसे आदेश में अधिरोपित की जाने वाली किसी 
शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्येक परेषण को हटाने से पूर्व उसके चालू खाते में विकलन द्वारा दियासलाइयों पर शुल्क 
का संदाय अनुज्ञात कर सकेगा । 
( 5) पैंकिग का ढंग - ( क ) भारत के बाहर निर्यात के लिए आशयित दियासलाई से भिन्न दियास :. ई की डिब्बियों 
या बुकलैटों से युक्त किसी भी पैकेट या पेटी और जिन्हें उपर्युक्त पैरा 4 ( ग ) के उपबंध लागू होते हैं , को इकाई 
के रूप में तब तक बंद और संगणित नहीं किया जाएगा जब तक कि समुचित वर्ग का केन्द्रीय ल्याद- शुल्क स्टांप 
प्रत्येक डिब्बी या बुकलेट पर उपर्युक्त पैरा 4 (क) में अधिकथित रूप से न चिपका दिया गया है । 
( ख ) प्रत्येक डिब्बी या पैकेट में दियासलाईयों की सकल डिब्बियों या बुकलैटों की केवल पूर्णांक संख्या होगी चाहे 
वह एक सौ हो या उसके गुणजों में । प्रत्येक पेटी या पैकेट में डिब्बी या बुकलैटों में दियासलाइयों की संख्या 
औसतन एक समान होगी और सिवाए तब के जब दियासलाइयों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप लगाए जाने से 
छूट प्राप्त है, उन पर एक ही वर्ग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप लगे होंगे । 
( ग ) प्रत्येक पैकेट, डिब्बियों या बुकलैटों पर या उस पर चिपकाए हुए विनिर्माता के लेबल पर स्पष्ट रूप से समझी 
जाने योग्य लिपि में कारखाने का नाम या सुभेदय चिन्ह होगा जो विशेष डिजाइन के रूप में हो सकेगा जिसके 
द्वारा दियासलाईयों के मूल स्रोत का पता लग सके । ऐसे सभी लेबलों के नमूने कारखाने के प्रभारी 

के । ऐसे सभी लेबलों के नमूने कारखाने के प्रभारी अधीक्षक के 
समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिन पर उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व लेबल के स्वामिस्व की सम्यक घोषणा की जाएगी । 
उस दशा में जिसमें लेबल का स्वामी कोई अन्य विनिर्माता हो , वहां उसे लागू शुल्क की दर में सम्यक घोषणा 
करते समय स्वामी का एक सहमति पत्र भी दाखित किया जाएगा । 
( घ ) दियासलाइयों की प्रत्येक डिब्बी या पैकेट पर स्याहीं या तैलरंग से क्रमवर्ती संख्या सुपाठ्य रूप से अंकित 
होगी जो प्रत्येक वर्ष के लिए संख्यांक 1 से प्रारंभ होगी और प्रत्येक वर्ग की दियासलाइयों के लिए सुभिन्न 
श्रृंखलाओं में प्रत्येक डिब्बी या प्रत्येक पैकेट में अंतर्विष्ट डिब्बियों या बुकलैटों की सैकड़ों में संख्या और उन पर 
चिपकाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप की श्रेणी अंकित होगी । 
( ङ) दियासलाइयों की प्रत्येक डिब्बियों या बुकलैटों पर जो देश में उपभोग के लिए जारी की गई है , डिबियों या 
बुकलैटों पर या उस पर चिपकाए हुए विनिर्माता के लेबल पर उस फुटकर कीमत का , जिस पर विनिर्माता उस 
डिब्बिया या बुकलेट को विक्रय करने का आशय रखता है, कथन स्पष्ट रूप से समझने योग्य रीति में होगा : 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(6) ] 


- 


- 


परंतु सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क उपायुक्त , लिखित आदेश द्वारा और 
ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो यह आदेश में विहित करे, इस उपपैरा के उपबंधों को शिथिल 
कर सकता है । 
( 8) केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त द्वारा परीक्षा या निरीक्षण के दौरान नुकसानग्रस्त हुए डिबियों और केन्द्रीय 
उत्पाद- शुल्क स्टांपों का व्ययन-- ( क ) यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक या अधीक्षक द्वारा की गई परीक्षा या 
निरीक्षण के दौरान कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप फट जाते हैं तो उक्त अधिकारी यह आदेश दे सकता है कि वे 
आधान जिन पर वे चिपकाए हुए हैं , रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पुनः स्टांप लगाने के लिए वापस कर दिए जाएं और 
उन्हें तैयार स्टॉक से उसी वर्ग की उतनी ही संख्या में डिब्बियों या बुकलैटों से तुरंत बदल दिया जाए । 
( ख ) यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक या अधीक्षक की परीक्षा या निरीक्षण से यह दर्शित होता है कि 
अपर्याप्त मूल्य के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप चिपकाए गए हैं तो उक्त अधिकारी , प्रश्नगत डिब्बियों या बुकलैटों 
को कारखाने को वापस लौटाए जाने का आदेश कर सकेगा जहां उन केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क स्टांपों को 
अन्य उचित मूल्य की स्टॉम्प लगाई जाएंगी । 
( 7 ) निर्यात के लिए आशयित दियासलाइयों को चिन्हांकित किया जाना -निर्यात के लिए आशयित दियासलाइयां 
रखने वाली सभी डिब्बियों या बुकलेटों जिन पर कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप नहीं चिपकाई गई हैं , उन्हें ऐसी 
पेटियों या पैकेटों में पैक किया जाएगा जिन पर "दियासलाइया , जिन पर निर्यात के लिए केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
स्टांप नहीं चिपकाए हैं "लिखे हुए लैबल लगाए जाएंगे और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( संख्यांक 2) नियम, 2001 के 
नियम 10 के अधीन रखे जाने वाले दैनिक स्टाक लेखा में दर्ज किया जाएगा । 


( 8 ) उधार पर क्रय किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टोप लगी हुई दियासलाईयों को हटाया जामा - यदि रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति, उधार पर क्रय किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप लगे हुए दियासलाईयों को हटाना चाहता है तो वह सिवाए तब के जब 
उसका आयुक्त के पास चालू खाता हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की कीमत का संदाय करेगा और ऐसी दियासलाईयों को तब 
तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टापों की कीमत इस प्रकार संदत्त नहीं कर दी जाती या ऐसे चालू 
खाता में , यदि कोई है , विकलित नहीं कर दिया जाता । 


उपाबंध " क " 
प्रत्यय पर अभिप्राप्त की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की बाबत माचिस विनिर्माता द्वारा निष्पादित किया जाने 

__ याला बंधपत्र (प्रतिभू/ प्रतिभूति सहित ) 

( ऐसे अक्षरो और शब्दो को काट दें , जो लागू नहीं हैं ) 
मैं / हम...............निवासी ............................... पर स्थित.............................. माचिस कारखाने का 
स्वामी हूं/ के स्वामी हैं [जिसे/ जिन्हे इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है, और ...................... निवासी 

.......(जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिभू कहा गया है) संयुक्त और पृथक रूप से भारत के राष्ट्रपति 
को ...... 

.............रुपए की रकम भारत के राष्ट्रपति को संदत्त करने के लिए आबद्ध हूं/ हैं , जिसके संदाय के 
लिए मैं / हम स्वयं/ अपने आप को और मेरे/ हमारे विधिक प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं करते हैं । 

बाध्यताधारी ( बाध्यताधारियों ) ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त .....................(जिसे इसमें इसके पश्चात् 
आयुक्त कहा गया है ) को ऊपर नामित कारखाने में विनिर्मित माचिस की डिब्बियों और पुस्तिकाओं पर चिपकाने के 
लिए प्रत्यय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपो के प्रदाय के लिए आवेदन किया है ; 


[ भाग | - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


और आयुक्त इस बात पर सहमत है कि उक्त बाध्यताधारी ..................... में स्थित सरकारी खजाने से , 
किसी एक समय ......................... रुपए की रकम से अनधिक मूल्य की ऐसे प्रकार की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
स्टापें ले सकेगा (सकेंगे), जो उक्त बाध्यताधारी ( बाध्यताधारियों द्वारा अपेक्षित हों, और समय समय पर और केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क स्टांपें भी अभिप्राप्त कर सकेगा ( सकेंगे): परन्तु यह कि इस प्रकार समय - समय पर प्रदाय की गई 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों का मूल्य, ऐसी माचिस डिब्बियों या पुस्तिकाओं पर, जो आयुक्त के समाधानप्रद रूप में 
भांडागार में जमा कराई जा सकेंगी, लगाई गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपो के मूल्य से अधिक नहीं होगा ; 

और बाध्यताधारी अपनी सहमति देता है (देते हैं ) और यह वचन देता है ( देते है ) कि यदि ऐसा करना अपेक्षित 
होगा तो वह ( वे ) उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों को लौटा देगा ( देगे ) और इस बात पर और अपनी सहमति देता 
है ( देते हैं ) और यहवचन देता है ( देते हैं ) कि वह (वे) आयुक्त को , इस प्रकार नहीं लौटाई गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
स्टांपो के मूल्य का संदाय करेगा ( करेंगे), सिवाय ऐसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों के , जिनकी बाबत बाध्यताधारी , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( सं0 2) नियम, 2001 के अधीन आयुक्त से प्रतिदाय का हकदार है (हैं ) ; 

आयुक्त बाध्यताधारी ( बाध्यताधारियों ) से इस बंधपत्र की रकम के लिए प्रत्याभूति के रूप में ............रुपए 
की राशि नकद मे जमा कराने की अपेक्षा करता है ; 

और बाध्यताधारी ( बाध्यताधारियों ) ने यथाउपरिवर्णित नकद/प्रतिभूति आयुक्त के पास जमा कराकर ऐसी 
प्रत्याभूति प्रस्तुत कर दी है ; 

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और तदधीन बनाए 
गए सभी नियमों और ऐसे सभी संशोधनों के , जो समय - समय पर जारी किए जाएं और जहां तक वे प्रत्यय पर 
अभिप्राप्त की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों से संबंधित हैं, सभी उपबंधों का पालन करेगा ( करेंगे) । 

और यदि बाध्यताधारी प्रत्यय पर अभिप्राप्त की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों का उपयोग केवल उक्त 
कारखाने में विनिर्मित माचिस की डिब्बियों और पुस्तिकाओं पर चिपकाने के प्रयोजन के लिए करेगा ( करेंगे) ; 

और बाध्यताधारी, ऐसी अपेक्षा किए जाने पर उपयोग में नहीं लाई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टापों को आयुक्त 
को लौटा देगा (देंगे) ; 

और यदि बाध्यताधारी, ऐसी मांग किए जाने के दस दिन के भीतर आयुक्त द्वारा अनुमोदित खजाने में , लौटाई 
नहीं गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की पूरी कीमत का , उसमे से ऐसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की कीमत 
घटाकर, जिनकी बाबत बाध्यताधारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 के अधीन आयुक्त से प्रतिदाय का हकदार 
है (हे ), संदाय करेगा ( करेंगे) ; 


यह बाध्यता शून्य होगी । 

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के उल्लंधन या अनुपालन में असमर्थ रहने पर यह बाध्यता पूर्ण रूप से 
प्रवृत्त होगी । 


___ मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि यह बंधपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश के अधीन ऐसे कार्य के 
निष्पादन के लिए दिया जा रहा है जिसमे जनसाधारण हितबद्ध हैं । 


स्थान : 
तारीख : 


बाध्यताधारी ( बाध्यताधारियों) के हस्ताक्षर 


साक्षी ( 1 ) 


पता ( 1 ) 


पता ( 2) 


उपजीविका ( 1 ) 

उपजीविका ( 2) . 
प्रतिभू ( ओं ) के हस्ताक्षर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC . 30 ] 


साक्षी (1 ) 


उपजीविका ( 1 ) 


पता (1) 
पता ( 2 ) 


उपजीविका ( 2 ) 


मेरे द्वारा तारीख 


. 200 


. को स्वीकृत । 


[ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क .............. 
[ भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ] 


सर्किल 


उपाबंध " ख " 


प्रत्यय पर केन्द्रीय शुल्क स्टांपों के प्रदाय के लिए अध्यपेक्षा 


सेवा में , 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ....... 


महोदय, 


इस तारीख को मेरे/ हमारे कब्जे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की नीचे उल्लिखित मात्रा है : 


अंकित मूल्य 


मात्रा 


मूल्य 


सकल 


एकल 


रुपए 


- -- - - 


- - ." 


कुल 


- 


2. कृपया ..... ........में नियुक्त खजाना अधिकारी को मुझे/ हमें , मेरे/ हमारे कारखाने में उपयोग के लिए 
प्रत्यय पर निम्नलिखित अंकित मूल्य की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपें प्रदाय करने केलिए निवेदन करें : . 


अंकित मूल्य 


अपेक्षित राकल की संख्या 


मूल्य 


-- 


रूपए 


- - - 


- 


- 


- - . -- 


- .. 


कुल 


स्थान : 


रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


तारीख : 


[ भाग - खण्ड 3( 6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


झापन सं० 


खजाना अधिकारी को अग्रेषित , 


मंगाई गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपों की मात्रा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ( यों ) द्वारा निष्पादित प्रतिभूति । प्रतिभू 
बंधपत्र के अंतर्गत आती है और उन्हें प्रत्यय पर जारी कर दिया जाए । 


स्थान : 


हस्ताक्षर 


तारीख : 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ....... 


ज्ञापन सं० 


को , निर्धारिती को [ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप ] प्रदाय करने के 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
पश्चात् लौटाया गया । 


स्थान : 


खजाना अधिकारी के हस्ताक्षर 


तारीख : 


मूल 
दो प्रतियां 
तीन प्रतियां 
चार प्रतियां 


उपाबंध " ग " 


प्रत्यय पर/ नकद से अभिप्राप्त की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांपो के स्टॉक और प्राप्तियों की मासिक विवरणी 


कारखाने का नाम् ... . 


पता .. .. 


मास .. .. .. . .. .. .. .. .. . 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक 
रज . ............. . . पता....... . . .. ... ....... प्रभाग ......... 


__ I उपयोग में नहीं लाई गई 
आरंभिक अतिशेष 
खजाने से प्राप्त 


रुपए 


--- 


डिब्बियों और पुस्तिकाओं पर चिपकाई गई और भांडारकक्ष मे रखी गई 
क्षतिग्रस्त और उचित अधिकारी को सौंपी गई . 
प्रक्रिया में खो गई या अन्यथा अंतिम अतिशेष के लिए गणना में न ली गई 


. - - - - - - 
योग . . _ _ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 360 


II . डिबियों या पुस्तिकाओं पर चिपकाई गई 
आरंभिक अतिशेष 


डार कक्ष में लाई गई . 


योग : 


कारखाने से निकाली गई . 
अंतिम अतिशेष . . 


. 


. 


. 


योग . 


- - ---- -- 


IIJ. नकद खरीदी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टांप 


आरंभिक अतिशेष 


खजाने के प्राप्त 


योग 


-- - - - 


डिबियो और स्तकाओं पर चिपकाई गई . 
क्षतिग्रस्त और उचित अधिकारी को सौंपी गई . 
प्रक्रिया में खो गई या अन्यथा अंतिम अतिशेष के लिए गणना मे न ली गई । 


योग . 


मै घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर इसमें दी गई जानकारी सही और पूर्ण 


स्थान : 


तारीख : 


निर्धारिती के हस्ताक्षर 


[टिप्पण : - नकद खरीदी गई उत्पाद शुल्क स्टांपो के लिए केवल भाग III भरा जाना चाहिए 


2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2001 को प्रवृत्त होगी । 


[ फा०सं० 261/ 36/ 1/ 2001 - सी० एक्स० 8 ] 

पी . के . सिन्हा, अवर सचिव 


[ m | -- LE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


MINISTRY OF FINANCE 
(DepartmentofRevenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June , 2001 

No. 50 /2001- CE (NT) 


G . S. R . 486 (E ). In exercise of powers conferred under Rule 14 of the Central Excise (No.2 ) 
Rules, 2001 , the Central Board of Excise and Customs hereby notifies the following procedure for 
procurement, accounting and disposal of Central Excise Stamps and matters pertaining to production , 
storage , control, removal and payment of duty on matches : - 


( 1 ) Procurement of Central Excise Stamps.- (a ) All Central Excisc Stamps shall be procured f10nm) 
district Revenue Treasury or Sub - Treasury . 


(b ) 


(i) 


A registered person wishing to obtain Central Excise Stamps for cash shall submit to love 
treasury a challan In quintuplicate for the amount to be paid , specilying on llc reversc the 
number and class of Central Excise Stamps required , together with their price . The 
treasury shall accept the amount specified in the challan and shall returii the duplicate , 
triplicate and quintuplicate copies of the receiptcd challan to the registered person . 


(ii) 


The registered person shall present duplicate and quintuplicate copies of the challan to the 
Inspector or Superintendent incharge of tie factory who , after satisfying himself about 
the correctness of the amount remitled , shall return the quintuplicate copy to the assessee 
with an endorsement to the District Revenue Treasury Officer or Sub - Treasury Ollicer lo 
issue the appropriate number of Central Excisc Stamps. The registered person shall 
present quintuplicate copy with such endorsement to the District Revenue Treasury 
Officer or Sub - Treasury Officer, who shall thereafter supply the Central Excise Stamps to 
the registered person . 


(c ) A registered person wishing to obtain Central Excise Stamps on credit shall execute a bond in the Form 
specified in Annexure A with such surety or sufficient security as the Assistant Commissioner or Deputy 
Commissioner of Central Excise may require . 


( d ) When the provisions of sub - paragraph (c ) have been complied with , the Assistant Commissioner or 
Deputy Commissioner of Central Excisc shall, alter due inquiry , authorise the issue of Central Excise 
Stamps on credit to the registered person and shall communicate the same to the District Revenue Treasury 
Officer or Sub- Treasury Officer concerned and to the Superintendent in charge of the factory with full 
particulars. of bond executed and the extent of credit granted . The number of Central Excise Stamps to be 
supplied at a time shall not exceed the average out-turn of the factory for a number of days, not exceeding 
thirty to be fixed by the Assistant Commissioner of Central Exciso or the Deputy Commissioner of Central 
Excise: 


Provided that the total price of unused Central Excise Stamps in balance with the registered person 
and of those indented for shall not exceed the amount of security furnished by the registered person . 


(e ) A registered person authorised to obtain Central Excise Stamps on credit shall for each supply submit 
to the Superintendent in charge of the factory a requisition in quadruplicate in the Form annexed as 
Annexure B . If satisfied that thic details stated in the requisition are correct the said ollicer shall rclain ille 


2038 G1/2001 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC. 301 


Diplicatc for his own record and send the original, duplicate and quadruplicate to the District Revente 
Treasury Ollicer or Sub - Treasury Officer concerned , who shall retain the original in his oltice, issue the 
number of Central Excise Stamps required , return the duplicate, duly endorsed to the said ollicer and send 
the quadruplicate copy to the Chief Accounts Officer of the Commissionerate . 


(2 ) Central Excisc Stamps to be kept in a secure place and periodically inspected . The manufacturer 
shall keep all his Central Excise Stamps , whether procured for cash or on credit, in a secure place within 
the factory premises, and shall keep them open for inspection at any time by any officer . The inspector or 
Superintendent in charge of the factory may at any time examine the stock of the Central Excise Stamps on 
any working day and check the balance with that shown in the register and shall record the result in the 
register . If any Central Excise Stamps procured on credit are missing or unaccounted for, he shall call on 
the registered person to pay immediately into the Treasury the full price thereof and to produce the treasury 
challan within a week . 


( 3 ) Manufacturer to keep account of Central Excise Stamps purchased and used ,- (a ) The 
manufacturer shall maintain an account of quantity and value of 


(i) 


receipts of Central Excise Stamps purchased for cash and on credit; 
Central Excise Stamps affixed on boxes or booklets; 
Central Excise Stamps damaged and handed over to the Inspector or 
Superintendent in charge of the factory ; and 
Central Excise Stamps lost in the process or not otherwise accounted for. 


( iv) 


(b ) The manufacturer shall submit to the Superintendent Incharge of the factory monthly return in the Forin 
annexed as Annexure C before the tenth day of themonth following that to which the return relates. 


( 4 ) Time and manner of aſfixing Central Excise Stamps. - (a ) As soon as possible, after matches are 
finished , they shall , unless intended for export, be put into boxes or booklets which shall then , save as 
otherwise provided by these procedures, be affixed with Central Excise Stamps and enclosed in packets or 
other outer coverings as the case may be. 


(6 ) Every Central Excise Stamp shall be so aſfixed that - 


(i) the box or booklet on which the Central Excise Stamp is allixed can not be opened 

without tearing the Central Excise Stamp; 
( ii ) when it is affixed to a box , the Central Excise Stamp shall cover one side of the inner tray 

and a part of the rear or boltoin or front or top of the outer box , and the Central Excise 
Stamp itself shall not be covered by either the factory s label or any advertiseinent label ; 


( b ) Where the matches are intended for export out of India, the Central Excise Stamps need not be aflixed 
thercio and , unless thcy are to be exported without payment of July in accordancc will rule 19 of the 
Central Excise (No. 2 ) Rules, 2001, the duty shall be paid by the assessee belore removal of cach 
consignment by debit to the account current maintained by him . 


(c ) Where the Board is satisfied that by reason of the fact that the necessary Central Excise Stamps are not 
available or for any other relevant reason it is necessary or expedient so to do , itmay , by general or special 
order, allow the duty on matches to be paid , without affixing Central Excise Stamps to such box or booklet, 
by debit to the account current before the removal of each consignment subject to any condition which may 
be imposed in the order, 


(5 ) Method of packing .- (a ) No packet or case containing boxes or booklets of matches, other than those 
intended for export out of India and those to which the provisions of the paragraph 4 (c ) above apply , shall 
be closed and reckoned as a unit unless a Central Excise Stamp of the appropriale class lias been allixed to 
cach box or booklet in the manner laid down in paragraph 4 (a ) above. 


[ ATT | | - Ug 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) Each case or packet shall contain only an integral number whether one hundred boxes or booklets of 
matches or multiples thereof. The boxes or booklets in each casc or packet shall contain the saine number 
ofmatches on the average and shall, except where the matches are exempled from bearing Cential Excise 
Stamps, bear Central Excise Stamps of the saine class . 


(c ) Every packet, box or booklet, or the inanufacturers label affixed thereto shall bear in clearly discernable 
characters, the name of tho factory or a distinguishing mark , which may take the form of a special design 
whereby the origin of the matches can be traced. Specimens of all such labels shall be submitted to the 
Superintendent in - charge of the factory duly declaring the ownership of the label before that are brought 
into use. In case , the label is owned by some other manufacturer, a consent leller from the owner of the 
label duly declaring the rate of duty applicable to him , should also be filed . 


(d ) Each case or packet of matches shall be legibly marked in ink or oil colour with progressive number, 
cominencing with number 1, for each year and in different series for each class of matches , the number of 
boxes or booklets in hundreds contained in each case or packet and the grade of Central Excise Stamps 
affixed thereto . 


(e ) Every box or booklet ofmatches , issued for home consumption , shall have on the box or booklet, or on 
the manufacturers label aſfixed thereto , a statement in clearly discernable character of the sticks contained 
in the box or booklet, and of the retail price at which the manufacturer intends that the box or bocklet 
should be sold : 


Provided that the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central 
Excise may, by an order in writing and subject to such limitations and conditions, as may be prescribed by 
him in the order, relax the provisions of this sub -paragraph . 


(6 ) Disposal of matches and of Central Excise Stamps damaged during examination or inspection by 
Central Excise Officers .- (a ) If any Central Excise Stamps are torn during examination or inspection taken 
up by the Inspector or Superintendent of Central Excise, the said officer may order th it the containers to 
which they are affixed shall be returned to the registered person for re -stamping it shall be replaced 
inmediately by an equal number of boxes or booklets of the same class from the finished stock . 


(b ) If examination or inspection by the Inspector or Superintendent Central Excise shows that Central 
Excise Stamps of insufficient value have been affixed , the said officer may order the boxes or booklets in 
question to be returned to the factory , where the Central Excise Stamps shall be removed and replaced by 
others of the proper value . 


( 7) Matches intended for export to be marked .- All boxes or booklets containing matches intended for 
cxport and on which no Central Excise Stamps have been allixed , shall be packed into cascs or packets on 
which shall be pasted labels inscribed " Matches not allixed will, Central Excise Stamps for lixporl " and 
shall be cntered in daily stock accountmaintained under rulc 10 of Central Excise (No. 2 ) Rules, 2001 


(8 ) Removal of matches bearing Central Excisc Stamps purchased on credit .- When it is desired to 
remove matches bearing Central Excise Stamps purchased on credit, the registered person shall , unless lic 
maintains an account - current with the Commissioner, pay the price of the Central Excise Stamps and no 
such matches may be removed until after the price of the Central Excise Stamps has been so paid or has 
been debited to such account - current, if any . 


TIIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC . 30 )] 


Annexure A 


Bond (with surety /security ) to be executed by match manuſacturer in respect of 

Central Excise Stamps obtained on credit 


(Delete the letters and words not applicable) 


I/we .. ...of. .. . .. the owner (s ) of the . .. . ...Match factory siluated 
at. ... ..(hereinafter called the obligor ( s) .. ... ...and .. .. ...of.. .. ...(hereinaller 
called the surety ) am /are jointly and severally bound to the President or 
India in the sum of. ... . ...supees to be paid to the President of India for 
which payment I/ we jointly and severally bind myself/ourselves and 
my/our legal representatives. 


Whereas the obligor (s ) lias /lave applied to the Commissioner of 
Central Excise. ... .....hereinafter called the Commissioner for the supply 
on credit of Central excisc Stamps to be allixed to boxes and booklets of 
matches to be manufactured in the above named factory ; 


And whereas the Commissioner has agreed that the said obligoi(s ) 
may obtain from the Government Treasury at.......Central Excise Stamps 
of such kind as may be required by the said obligor( s), not exceeding in the 
value of suin .. . .. . .. ...rupees at any one time and way from time to time 
obtain further Central Excisc Stamps provided that the value of the Cential 
Excise Stamps so supplied from time to time shall not exceed the value of 
the Central Excise Stainps on the boxes or booklets of matches wliich may , 
to the satisfaction of the Commissioner, be deposited in the stoic -1000 ; 


And whereas the obligor(s ) agrees and undertake( s) lo relum the 
said Central Excise Stamps iſ so required and luthier agree ( s ) and 
undertakes to pay to the Commissioner the value of the Central excisc 
Stamps not so returned , excepting such Central Excise Stamps in respect of 
which under the Central Excise Rules , 2001, the obligoi( s) may be entitled 
to a refund from the Commissioner ; 


Whereas the Commissioner has required the obligor( s) to deposit 
as guarantec for the amount of this bond the sum of....... ....rupees in cash ; 


And whereas the obligors has/have furnished such guarantee by 
depositing with the Commissioner the casli/ securities as aforementioned ; 
Thic condition of this bond is that if the obligatoi ( s ) shall observe all the 
provisions of the Central Excise Act, 1944 and thic Rules made thicrounder 


[ 411 11 - G 53(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


and all such amendments thereto as may be issued from time to time so far 
as they relate to Central Excise Stamps obtained on credit. . 


And if the obligor(s) shall utilise the Central Excise Stamps 
obtained on credit only for the purpose of affixing the same to boxes or 
booklets ofmatches manufactured in the said factory ; 


And if the obligor (s ) shall relurn lhe unused Central Excisc Stamps 
to the Commissioner if so required ; 


And if the obligor (s ) shall pay into the treasury approved by thic 
Coininissioner within ten days of such demand being made the full price of 
the Central Excise Stamps not so returned , less the price of such Central 

se Stamps in respect of which , under the Central Excise Rules , 2001. 
the obligors are entitled to a refund from the Commissioner ; 


This obligation shall be void . 


Otherwise and on breach or failure in the performance of any part 
of this condition , the same shall be in full force. 


I/We declare that this bond is given under the orders of the Central 
goveriunent for the perſorınauce of an act in which the public are 
interested . 


Place : 
Date : 


Signature ( s ) oſ obligoi( s ) . 


Witnesses( 1) 


Address ( 1) 


Occupation (1 ) 


- 


(2 ) 


Address ( 2 ) 


Occupation ( 2) 


Signatue(s ) of smety (ies) 


Witnesses( 1) 


Address ( 1) 


Occupation ( 1) 


(2 ) 


Address( 2 ) 


Occupation (2 ) 


Accepted by me this . . .. .. 


.. .... .. . day of.. .. . .. ....200 .......... 

[ .. .. . ...of Central Excise ) 
for and on behalf of the President of ludia 


Range 


Circle 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEÇ . 3001 


Ilex 


Annexure “ B ” 
Requisition for supply of Central Excise Stamps on credit 


. .. . ...of Central Excises 


1/Wehave in our possession this day the under mentioned quantity of Central Excisc 
Stamps : 


Denomination 


Quantity 


Value 


Gross 


Single 


Rs. 


Total 


2 . Please ask the Treasury Officer at. . .. . to supply me/ us with Cential Excise Stanups of lic 
following denomination on credit for use atmy/our factory: 


Denomination 


Number of gross 


Value 


required 


Total 


Place . . .. . . .. . 
Date . ... . ... .. 


Signature of registered person , 


Mcinorandumi No. 


Forwarded to the Treasury Officer, 

The quantities of Central Excise Stamps indented for are covered by a security/ surely 
boud executed by the registered person (s) and may be issued on credit. 
Place .. .. . 

Signature . 


Date : . .. . . . 


.. . . ...or Central Excise 


[ 4M - 453( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Memorandum No. 


Returned to the . .. . . 


. . . . .. of Central Excises aller supply of Central Excise Stamps to the 


assessee 


Signaturc of Treasury Ollicer 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Place . 
Date 


Original 
Duplicate 
Triplicate 
Quadruplicate 


Annexure " C " 


Monthly Return of Stocks and Reccipts of Central Excise Stamps 

obtained on credit/Caslı 


Name of factory . . .. . .. 


Address . .. .. ... 
Month . .. .. .. . . 20 . .. . .. 


Superintendent of Central Excises. 
Range . .. . . .Address . . .. . . .. . Division . . .. .. 


I. Unused 


Opening balance 
Received from the Treasury . 


Total 


Affixed to boxes and booklets and stored in store - rooni 


Damaged and landed over to the proper oſlicer . 
Lost in process or otherwise not accounted for . 
Closing balance 


- . - 


. - - . . - - 


. 


Total 


- - - 


- - 


- 


Il Alfixed to boxes or booklets 


Opening balance 
Brought into store - room . 


Total 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II SEC. 3 (1)] 


HAL 


Cleared from factory . 
Closing balance 


Total 


III Central Excise Stamps Purchased l or Cash 


Opening balance . 


. 


. 


. 


. 


Received from the Treasury . 


Total 


Aſfixed to boxes or booklets 


Damaged and handed over to the proper officer . 


. 


Lost in process or otherwise not accounted for . 
Closing balance 


Total 


I declare that to the best ofmy knowledge and belief the information limislied 
licrein is true and complete . 


Place : 
Date : 


Signature of 


assessee , 


Note : - For Central Excise Stamps purchased on caslı , only l art Ill should be filled 


2 . This notification will coine into force on 1st July , 2001. 


[F . No. 261/ 36 / 1/ 2001 -CX . 8 ) 

P . K . SINHA , Under Secy , 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt of ludia Press , Ring Road. Mayapun New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054, 


